सन्यामेव जयते 


GOVES 


OF WARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No. 39-2021 ] CHANDIGARH , TUESDAY , SEPTEMBER 28 , 2021 ( ASVINA 6 , 1943 SAKA ) 


PART - I 
Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 
सामान्य प्रशासन विभाग 
( राजनैतिक शाखा ) 

अधिसूचना 

दिनांक 13 सितम्बर , 2021 
क्रमांक 40 / 2 / 2021-4 पोल.- हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम , 2002 की धारा 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , हरियाणा के राज्यपाल , न्यायमूर्ति श्री हरी पाल वर्मा ( सेवानिवृत्त ) को लोकायुक्त , हरियाणा के रूप में 11.09.2021 ( दोपहर 
बाद ) से समय - समय पर संशोधित हरियाणा , लोकायुक्त अधिनियम , 2002 , में निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार नियुक्त 
करते है । 


चण्डीगढः 
दिनांक 13 सितम्बर , 2021 . 


विजय वर्धन , 
मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार | 


9308 - C.S.H.G.P . , Pkl . 


( 748 ) 


